निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 407 ) 


21 श्रावण 1933 ( श ) 
पटना , शुक्रवार , 12 अगस्त 2011 


पत्रांक ओ0 / रा०मा०आo -विविध - 04 / 2009 - 12570 

गृह (विशेष ) विभाग 


- 


- 


- 


- 


- - 


प्रेषक, 


सुनील कुमार , 
सरकार के विशेष सचिव । 


सेवा में , 

महालेखाकार, 
वीरचन्द पटेल पथ , बिहार, पटना । 

पटना, दिनांक 11 अगस्त, 2011 
विषय : - राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यालय के लिए विभिन्न श्रेणी के 60 पदों का सृजन की स्वीकृति के संबंध में । 


महाशय, 

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राज्यादेश संख्या 11962, दिनांक 27 जुलाई 2011 द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए 
विभिन्न श्रेणी के कुल 60 पदों की स्वीकृति दी गयी है । उक्त स्वीकृत्यादेश के कंडिका 5 को संशोधित करते हुए निकासी एवं व्ययन 
पदाधिकारी के रूप में उप - सचिव, राज्य मानवाधिकार आयोग को प्राधिकृत किया जाता है । 
कंडिका 5 इस हद तक संशोधित समझा जायेगा । शेष यथावत रहेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह०) अस्पष्ट , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 407 - 571 + 100- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


